शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001. ” 


सत्यमेव जयते 


- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 898 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 27 दिसम्बर 2019 -पौष 6, शक 1941 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5-05 / आठ - परि. / 2019.- मोटरयान अधिनियम , (1988 का 59) की धारा 68 की उप - धारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत् शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 68 के प्रयोजन हेतु , 
सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करती है । 

यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह, सचिव . 


Atal Nagar, the 24th December 2019 


NOTIFICATION 


No F- 5-05/ VIII/ Trans ./ 2019.- In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 2 ) of Section 68 of 
the Motor Vehicle Act, 1988 (No.59 of 1988 ), the State Government, hereby , declares the whole Chhattisgarh as 
one area for the purposes of Section 68 of the said Act. 

It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

KAMALPREET SINGH , Secretary . 


1795 


1796 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2019 


अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5-05 / आठ- परि. / 2019.- मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की 
उप - धारा (1) सहपठित उप - धारा (2 ) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की 
पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-12 / आठ - परि. / 2017 ( पार्ट ), दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को अधिकमित करते 
हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन 
करने के लिए, एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन करते 

हुए, 

परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ 
क्षेत्र के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त करती है । 

यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमलप्रीत सिंह , सचिव. 


Atal Nagar, the 24th December 2019 


NOTIFICATION 


No F -5-05 /VIII / Trans./2019.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with second 
proviso to sub -section (2 ) of section 68 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988 ) and in supersession of this 
department previous notification No. F 5-12/ VIII- Trans ./ 2017( Part ), Dated 26 October 2017, the State 
Government, hereby, constitute Single Regional Transport Authority and appoints Transport Commissioner, 
Chhattisgarh as Single Regional Transport Authority for entire Chhattisgarh area to exercise and discharge the 
powers and its functions conferred by or under the said act. 

It shall come into force from the date of its publication in OfficialGazette . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

KAMALPREET SINGH , Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


